रजिस्ट्री सं. डी . एल.-- 33002/99 


REGISTEREDNo. D.L . -- 33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


. 


दिल्ली । राजपान 


सत्यमेव जयते 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 77 ] 
____ No. 77 ] 


दिल्ली , शुक्रवार , अप्रैल 27 , 2012/ वैशाख 7 , 1934 
DELHI, FRIDAY, APRIL 27, 2012/VAISAKHA 7, 1934 


[ रा. रा. रा. क्षे. दि . सं. 23 

[ N. C . T. D . No. 23 


भाग - IV 

PART — IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


HOME (POLICE- IN) DEPARTMENT 

NOTIFICATION 


Delhi, the 27th April, 2012 


गृह ( पुलिस -II ) विभाग 

अधिसूचना 
__ दिल्ली, 27 अप्रैल , 2012 
सं. फा. 11 / 21 / 2000 / गृह पुलिस - II / 2308. राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र , दिल्ली में यथाविस्तारित महाराष्ट्र संगठित अपराध 
नियंत्रण अधिनियम , 1999 ( 1999 का महाराष्ट्र अधिनियम संख्या ) 

की धारा 8 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते । 
हए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली के उपराज्यपाल , श्री अमृत पाल 
सिंह , लोक अभियोजक , सीबीआई, नई दिल्ली को , राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र , दिल्ली में यथाविस्तारित उक्त महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण 
अधिनियम , 1999 की धारा 3 के अन्तर्गत भारतीय दंड संहिता की 
धारा 420 , 467 तथा 471 के साथ पठित धारा 120ख के अन्तर्गत 
मामले संख्या आर सी 219 , 2011 ( ङ ) 0007 , आर सी 219, 2011 ( ङ ) 
0008 आर सी 219 , 2011 ( ङ ) 0009 आर सी 219 , 2011 ( ड. ) 
0010 के संबंध में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय । 
में अभियोजन चलाने के लिये लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त 
करते हैं , जो केन्द्रीय जांच ब्यूरो , लोधी रोड, नई दिल्ली की आर्थिक 
अपराध - [ शाखा में पंजीकृत थे । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर , 

अजय चगती , अतिरिक्त सचिव ( गृह ) 
1509 DG/ 2012 


No. 11/ 21/ 2000- HP- II/2308. In exercise of the 
powers conferred by sub -section ( 1) of Section 8 of the 
Maharashtra Control of Organized Crime Act, 1999 , as 
extended to the National Capital Territory of Delhi, the 
Lt. Governor ofNational Capital Territory of Delhi, hereby 
appoints ShriAmrit Pal Singh , Public Prosecutor, Central 
Bureau of Investigation , Delhi to be the Public Prosecutor 
for the Special Court constituted under MCOCA i.e. Court 
ofASJ- 01 ( South ) Saket Court, New Delhi for conducting 
prosecution of cases RC 219 2011( E) 0007u/s 120B r/ w 
420 , 467 and 471 IPC , 1960 and Section 3 ofMaharashtra 
Control of Organized Crime Act , 1999 as extended to 
National Capital Territory of Delhi, cases RC219 2011 (E ) 
. 0008 u/ s 120Br/ w420, 467 and 471 IPC, 1960 and Section 

3 ofMaharashtra Control of Organized CrimeAct, 1999 as 
extended to National Capital Territory of Delhi RC 219 
2011 ( E) 0009u/s 120Br/ w420, 467 and471 IPC , 1960 and 
Section 3 ofMaharashtra Control of Organized CrimeAct , 
1999 as extended to NationalCapital Territory of Delhi, RC 
2192011 ( E) 0010u/ s 120Br/ w 420, 467 and 471IPC, 1960 
and Section 3 Maharashtra Control of Organized Crime 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


Act, 1999 as extended to National Capital Territoryof Delhi, 
all registered in the Economic Offences - 1 Branch of Central 
Bureau of Investigation , 3rd Floor, A - Wing , 5 - B , CGO 
Complex, Lodhi Road,New Delhi- 110003. 

By Order and in the Name of the , 
Lt.Governor of the NationalCapital Territory of Delhi, 

___ AJAY CHAGTI, Addi. Secy .( Home ) 


न्यायालयों के रूप में नामोंनिर्दिष्ट करते हैं । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर , 

तरुन सहरावत , अतिरिक्त सचिव · । 


विधि , न्याय एवं विधायी कार्य विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली , 27 अप्रैल , 2012 
फा . सं . 6 / 32 / 2011 - न्याय / सुप . लॉ / 292 - 295 . - राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र , दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली उच्च न्यायालय की 
सिफारिश पर महानगरीय दण्डाधिकारी - 01 तथा महानगरीय दण्डाधिकारी 
02 के प्रत्येक पुलिस जिले में न्यायालयों को उनके अपने कार्यों के 
अतिरिक्त संबंधित जिलों में अनैतिक देह व्यापार ( रोकथाम ) 
अधिनियम , 1956 के अधीन मामलों के निपटान के लिए विशेष 


DEPARTMENTOFLAW , JUSTICE AND 

LEGISLATIVE AFFAIRS 

NOTIFICATION 
__ Delhi ,the 27th April, 2012 
No. F. 6/ 32 / 2011 - JudI/ Suptiaw/ 292 - 295. ~ - The Lt. 
Governor of the National Capital Territory ofDelhion the 
recommendation of High Court of Delhi is pleased to 
designate the Courts of Metropolitan Magistrate- 01 and 

Metropolitan Magistrate- 02 in each police district as the 
Special Courts to deal with the cases under the Immoral 
Traffic (Prevention ) Act, 1956 of the respective districts, in 
addition to their own work . 

By Order and in the Name of the 
Lt. Governor ofNationalCapital Territory of Delhi, 

TARUN SAHRAWAT, Addl. Secy. 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


